रजिस्ट्री सं. डीएल - 33001/2001 


REGISTERED No. DL - 33001 / 2001 


141 


- 
- 


- 


RADEE: 


1 
: 


मन्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


tav 


10/1/ 02 


सं० 42 ] 

नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 20 , 2001 ( आश्विन 28 , 1923 ) 
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY , OCTOBER 20 , 2001 (ASVINA 28, 1923) 

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग III - खण्ड 4 
[ PART III - SECTION 4 ] 


[ सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश , विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है । 
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued 

by Statutory Bodies ] 


भारतीय रिज़र्व बैंक 

केन्द्रीय कार्यालय 
सरकारी और बैंक लेखा विभाग 


मुंबई, दिनांक 14 सितम्बर 2001 


भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल , 1954 की अधिसूचना 
सं . एफ ( 8 ) 70/ बी 5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी , 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत 
यथासंशोधित लोक ऋण अधिनियम , 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 
18 के अनुसरण में अगस्त 2001 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे 
में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद 
है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है । नीचेलिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी 
व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय 
कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई को संसूचित करें । 


1 - -289GI/2001 


( 5939 ) 


2770 


- 


भारत का राजपत्र, अक्तूबर 20, 2001 ( आश्विन 28, 1923 ) 


- 


[ भाग III - खण्ड 4 


- - - 


- 


सूची दो भागों में विभाजित की गई है । भाग " क " में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई 
हैं और भाग ख में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है: - - 

सूची " क " 
प्रतिभूतियों की सं. मूल्य जिस व्यक्ति के नाम जारी बकाया व्याज की प्रतिभूति के भुगतान के लिए प्रतिलिपि आदेश तिथि 

किया तिथि दावेदार का नाम 

तथा संख्या 
___ _ _ ___ _ _ _ _ 

5 
भायखला, मुंबई सर्किल 

10 प्रतिशत गहत बांड, 1995 
बीसी - 145 रु. 6,25, 000/ - मनीलाल लल्लूभाई दलाल 23. 5. 96 

मनीलाल लल्लूभाई दलाल दिनांक 4. 5. 2001 का 
( जीपीएम ) रजनीकांत रामदास दलाल 

रजनीकांत रामदास दलाल आदेश सं . 06 .25. 49 


नई दिल्ली सर्किल 
9 प्रतिशत राहत पत्र, 1999 

संचयी 


- 


रु . 30 ,000 / - 


डीएच - 000582 
जीपी ( सी ) 
डीएच - 000697 
जीपी ( सी ) 


रमेश चंद्र गुप्ता एवं 
प्रतिभा गुप्ता 
- वही 


रमेश चंद्र गुप्ता एवं 
प्रतिभा गुप्ता 
- वही 


पीडीओ/ डीटी/ एलएन. 
3/ 2000 दिनांक 19. 7.01 

- वही 


- 


- 


- वही 


- वही 


सूची " ख " 


प्रतिभूतियों की सं. मूल्य 


जिस व्यक्ति के नाम जारी बकाया ब्याज की 
किया 

तिथि 


प्रतिभूति के भुगतान के लिए 

दावेदार का नाम 


प्रतिलिपि आदेश तिथि 

तथा संख्या 


. 


भायखला, मुंबई सर्किल 

9 प्रतिशत राहत बांड,1993 
लीला भोजराज वझीरानी 1.94 


रु . 50,000 


लीला भोजराज वझीरानी 


बीसी - 561 
( जीपीएच ) 


दिनांक 1 .12. 2000 का 
आदेश सं. 06. 25. 41 


बीसी - 4073 
( जीपीएच ) 


___ 10 प्रतिशत राहत बांड, 1995 
रु . 10 . 0(1,001) - शहनाज बंगम व 

25 . 7 .96 
खुरशेद अकबर अंसारी 


शहनाज बेगम व 
खुरशैद अकबर अंसारी 


दिनांक 29 जून 98 का 
आदेश सं. 06. 25.24 


एस. एस . मैजरकर 
कृते मुख्य महा प्रबंधक 


सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 
केन्द्रीय कार्यालय 


मुबई, दिनांक 25 सितंबर 2001 
सं . केका/ कार्मिक / औसंनि / 2001 - 02 - - बैंककारी कपनी ( उपक्रों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 5 ) की धारा 12 की 
उपधारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शान्तों का प्रयोग करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल , भारतीय रिजर्वबैंक के परामर्श से 

और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित अधिनियम जैसे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ( अधिकारी ) सेवा अधिनियम , 1979 के नाम से जाना जाता 
है, एतद्वारा बनाता है । 


भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र, अक्तूबर 20, 2001 ( आश्विन 28, 1923 ) 


5941 


1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ:-- इन विनियमों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ( अधिकारी ) सेवा ( संशोधन ) अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा । 

( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 
2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ( अधिकारी ) सेवा विनियम 1979 के विनियम, 38 में द्वितीय परंतुक के पश्चात् नामतः निम्न परंतुक शामिल किया जाएगा । 

" बशर्ते जहां कोई अधिकारी विनियम 20 के उप - विनियम ( 2 ) के अंतर्गत उचित नोटिस देने के पश्चात् 1 अप्रैल, 2001 को अथवा उसके पश्चात् 
इस्तीफे द्वारा अपनी सेवाएँ छोड़ता अथवा समाप्त करता हो तो उसे, साधिकार अवकाश के संबंध में , उसकी सेवा समाप्ति की तारीख पर उसके खाते 
में जमा ऐसे अवकाश के आधे तक की सीमा , अधिकतम 120 दिनों के अधीन, के तुल्य परिलब्धियों के बराबर की राशि का भुगतान किया जाएगा । " 


सहायक महाप्रबंधक जिसनी 


जी पी चिटणीस 
सहायक महाप्रबंधक ( औसंनी ) 


नोट : मूल अधिनियमों के संशोधनों को भारत के राजपत्र में निम्न विवरण के अनुसार प्रकाशित किया गया था । 
क्रम सं . अधिसूचना सं. 

दिनांक 


13 


27. 03. 1999 


यूनिट योजना, 1964 


दिनांक 14 अगस्त, 2001 


शुद्धिपत्र 


यूटी / डीबीडीएम / एसपीडी - 51/ 2001 - 2002 - - भारत के राजपत्र ( भाग III - - खण्ड 4 ), दिनांक 21 जुलाई, 2001 में पृष्ठ सं . 4226 से 4231 
( हिंदी पाठ ) और पृष्ठ सं . 4263 से 4269 ( अंग्रेजी पाठ ) पर प्रकाशित दिनांक 27 जून, 2001 की हमारी अधिसूचना सं . 
यूटी/ डीबीडीएम / एसपीडी - 51/730/ 2000 - 2001 को निरस्त समझा जाए । 


2. भारत के राजपत्र ( भाग III - - खण्ड 4 ) , दिनांक 21 जुलाई, 2001 में पृष्ठ सं . 4232 से 4237 (हिंदी पाठ ) और पृष्ठ सं. 4270 से 4276 
( अंग्रेजी पाठ ) पर प्रकाशित हमारी अधिसूचना सं. यूटी/ डीबीडीएम/ एसपीडी - 51/ बी 2/ 2000 - 2001 , दिनांक 27 जून, 2001 की है । 


एस के साहा 

मुख्य महाप्रबंधक 
व्यवसाय विकास एवं विपणन 


5942 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 20 , 2001 ( आश्विन 28, 1923 ) 


- 


[ भाग III - खण्ड 4 


14 


16 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट 

मुंबई 
यूटीआई - महिला यूनिट योजना का पेशकश दस्तावेज 
दिनांक 16 जून , 2001 के भारत के राजपत्र ( भाग IIखण्ड 4 ) में प्रकाशित हमारी अधिसूचना संख्या 
यूटी/ डीबीडीएम/ आर-76/एसपीडी- 68- ए, दिनांक 11 मई, 2001 में निम्नलिखित सुधारें: 

शुद्धिपत्र 
क्र . सं . | पृष्ठ से . मद सं . 

सुधार 
3865 । । 

3री पंक्ति में शब्द " शुद्ध " को शब्द " शुद्ध " से सुधारे । 
38659 

| ली पंक्ति में शब्द " बेचे गए है को शब्द " जारी किए गए है " से सुधारे । 
। 38650 

ली पंक्ति में शब्द " साठ " को शब्द कम से कम साठ " से सुधारें । 
3866 

1ली पंक्ति में शब्द " आवश्वासनों " को शब्द " आश्वासों " से सुधारें । 
3867 6 | 2री पंक्ति में शब्द " का न्यासी मंडल को शब्द " के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति ” से सुधारें। 
3867 7( ख )(iv ) 

1ली पंक्ति में शब्द “ केन्द्र सरकार " को शब्द “ केन्द्रीय विधि " से सुधारें। 
3871 __ 17 ) 

1ली पंक्ति में शब्द “सदस्यों " को शब्द “योजना के सदस्यों " से सुधारें । 
3871171 ) 

ली पंक्ति में शब्द " बोर्ड " को शब्द "न्यासी बोर्ड " से सुधारें । 
3872 | 178) (ii) 

4थी पंक्ति में शब्द " भारत में एनआरआई " को शब्द “एनआरआई " से सुधारे । 
3872 I)( क ) 

1ली पंक्ति में शब्द “ संग्राहीत ” को शब्द “ संग्रहीत " से सुधारें । 
3873 2 )( ब ) 

2री पंक्ति में शब्द "निर्गम पूर्व व्यय एवं वार्षिक " को शब्द “ वार्षिक " से सुधारें । 
3073 3 )( ख ) 

8वीं पंक्ति मे श " कभी " को शब्द “ कमी, यदि कोई हो से सुधारे । 
3875 

ली पंक्ति मै शब्द " आवेवक " को शम्य “ आवेदन " से सुधारें । 
3876 5 ( 11 ) 2री पंक्ति में शब्द " ऐसी राशि का 25 % या ऐसी राशि , जिसे यूटीआई निश्चित करे " को शब्द 

" पुनर्खरीद राशि के 25 % के बराबर राशि " से सुधारें । 
3876 

ली पंक्ति में शब्द " सदस्यों द्वारा नामांकन ” को शब्द "नामांकन " से सुधारें । 
3876 VIII 

1 ली पक्ति में शब्द " यूनिटों की पुनर्खरीद ” को शब्द “पुनर्खरीद " से सुधारे । 
3879 10 

4थी पंक्ति में शब्द " आवश्यक्ताओं " को शब्द " आवश्यकताओं " से सुधारें । 
3879 _ 10 

4थी पंक्ति में शब्द " अभ्यपण " को शब्द " अभ्यर्पण " से सुधारें । 
5 

1ली पंक्ति में शब्द "वितरित आय " को शब्द " आय वितरण " से सुधारें । 
20 3880 I ( क ) 

ली पंक्ति में शब्द "व " को शब्द " या " से सुधारें । 
21 3881 3 ( घ) ( ii ) | 2री पंक्ति में शब्द "10 % " को शब्द “ 10 % या सेबी द्वारा निर्धारित ऐसी किसी सीमा " से सुधारें । 
38813 ( च) (iii ) 

1ली पंक्ति में शब्द " अनुमति है। " को शब्द " अनुमति हो , तो " से सुधारें । 
3883 (ii )(iii) 

दोनों तालिकाओं में दिए गए ऑको रु. करोड़ में हैं । 
सारणी (111) में हिंद लीवर लिमिटेड के सामने निवेश/ मीयादी ऋण कॉसम के नीचे दिए गए आंकड़े 

___ " 0.00 " को आंकड़े " 0. 44 " से सुधारे । 
3883 XII . 2 

ली पंक्ति में शब्द " नवेश ” को शब्द "निवेश " से सुधारें । 
3884 । 

1ली पंक्ति में शब्द “ संयुक्त " को शब्द " संबद्ध " से सुधारें । 
3884 2क 

1ली पंक्ति में शब्द " आय या व्याज " को शब्द " आय , यदि कोई हो " से सुधारें । 
3888 5 ( ख ) 3री पंक्ति में शब्द " पूजीकरण किए जाने वाले वर्षमें राजस्व " को शब्द "राजस्व " से सुधारें । 
3888 

4थी पंक्ति में शब्द " 21 दिनों के " को शब्द " 21 दिनों या सेबी द्वारा निर्धारित अवधि " से सुधारें । 
3888 XVI 1 

ली पंक्ति में शब्द "उपरोक्त " को शब्द "नीचे दी गई " से सुधारें । 
3888 XVI.21 2री पंक्ति में शब्द " अधिनियम " को शब्द " भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 ( 1963 का 53) " 

से सुधारें। 
1889 

4थी पंक्ति में शब्द "10 % अधिभार " को शब्द " अधिभार " से सुधारें । 
3889 3क ) 

8वीं पंक्ति में शब्द " के " को शब्द " को " से सुधारें । 
3889 | XVII . 1 

1ली पक्ति में शब्द " प्लान " को शब्द “योजना " से सुधारें । 
3889 XVII . 1 

ली पंक्ति में शब्द " सदस्यों " को शब्द " सदस्यों/ आवेदकों " से सुधारें। 
3889 XVII. 2 

1ली पंक्ति में शब्द " सवस्यों " को शब्द " सवस्यो/ आवेदकों " से सुधारें । 
3889 XVII. 3 

1ली पंक्ति में शब्द " सवस्यों " को शब्द " सदस्यों/ आवेदकों " से सुधारें । 
XVII. 3 | 1ली पंक्ति में शब "लेखा विवरणी " को शब्द " लेखा विवरणी/ यूनिट प्रमाणपत्र/ स्वीकृति सूचना पत्र " 

से सुधारें। 
3889 | XVII. 6 

2री पंक्ति में शब्द "उसे " को शब्द "पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट को " से सुधारें। 
3890 

3री पमित में शब्द "निवेशकर्ताओं" को शब्द " आवेदकों/ सदस्यों " से सुधारें । 
3903 

सारणी में एमआईपी -99 के संचयी विकल्प में 31.01 2001 को एनएवी के कॉलम में दिए गए आंकी 

"11015 " को आंकड़े " 11. 15 " से सुधारें । 


18 


3880 


3883 


28 


6 


H 


3क) 


33 


38 


3889 


19 


40 


भाग III - ... खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र, अक्तूबर 20 , 2001 ( आश्विन 28, 1923 ) 


5943 


213881 


38च ) ( पप ) 


2री पंक्ति में शब्द " 10: को शब्द " 10 : या सेबी द्वारा निर्धारित ऐसी किसी सीमा " से सुधारें । 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 


नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 2001 


सं. एन - 15/ 13/ 18/ 1/ 95 - यो . एवं वि . -- ( 2 ) कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम - 1950 के विनियम 95 - क के साथ पठित कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा - 46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अक्तूबर , 2001 ऐसी तारीख के रूप 
में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम - 95 - क तथा पाण्डिचेरी कर्मचारी राज्य बीमा नियम - 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पाण्डिचेरी राज्य में 
निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्: - - 


" विलियानूर सब ताल्लुक में मनादिपेट ( थिरूबुवानाई ) क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम - मनादिपेट, चेट्टीपेट, कुनिचम्पेट, मन्नाडिपेट, 
वाधानूर, कलिथिरथलकुप्पम , मदागडिपेट, थिरूबुवानाय, सन्यासीकुप्पम, थिरुवान्डरकोइल , सोरापेट, वाम्बुपेट, कोडाथूर , थेथ्थाम्पक्कम, सुथुकेनी, 
पुडुकुप्पम , कट्टेरी , कुप्पम और सेल्लिपेट । " 


एन . आर. धिन्धर 
निदेशक ( यो . एवं वि . ) 


नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2001 


सं. वी - 33 ( 13 ) 3/98 - स्था . 4 :- - कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 25 के अनुसरण में , अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ( नियोजक प्रतिनिधि ) थीरू के . रूद्रप्पासामी के 
स्थान पर थीरू आर. सुबुराज को ( नियोजक प्रतिनिधि ) तथा ( कर्मचारी प्रतिनिधि ) थीरू शंकरन के स्थान पर थीरू दुरई अरुमुगम को ( कर्मचारी पतिनिधि ) 
नामित किया है । 


अत : निगम की अधिसूचना सं. बी - 33 ( 15 ) 2/ 98 - स्था . 4 दिनांक 22. 1. 2001 के क्रम संख्या 8 तथा क्रम संख्या 12 में की गई प्रविष्टियों के स्थान 
पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं :- - 
क्र . सं. मौजूदा प्रविष्टि 

प्रस्तावित प्रविष्टि 
थीरू के . रूद्रप्पासामी 

थीरू आर. सुबुराज 
( नियोजक प्रतिनिधि ) 

( नियोजक प्रतिनिधि ) 
महाप्रबंधक 

कार्मिक प्रबन्धक 
मैसर्स सुन्दर राजा मिल्स 

मैसर्स सुन्दर राजा मिल्स 
नेडनगडु कराइकला 

नेड़नगडु कराइकला 
( दिनांक 22. 2. 2001 की अधिसूचना की क्रम संख्या - 8 ) 


थीरू शंकरन , 
( कर्मचारी प्रतिनिधि ) 
अध्यक्ष, सी . आई. टी . यू. 
238, कामराज सलाइ 
पांडिचेरी - 1 
( 22.1. 2001 की अधिसूचना का क्रम संख्या- 12 ) 


थीरू दुरई अरुमुगम 
( कर्मचारी प्रतिनिधि ) 
जिला सचिव, सी . आई. टी . यू. 
संख्या- 42 कुडैलोर रोड 
भारती मिल्स थीतु 
मदलीयारपीठ 
पांडिचेरी - 4 


5944 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 20 , 2001 ( आश्विन 28, 1923 ) 


[ भाग III - खण्ड 4 


सुमन स्वरूप 
महानिदेशक 


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( केन्द्रीय कार्यालय ) 


नई दिल्ली - 110066 , दिनांक 24 सितम्बर 2001 
सं. 2/1959 / डी. एल . आई./ एक्जम/ 89 / भाग -II/912 --- जहां अनुसूची -1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया 
है ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए 
आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है । 

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन 
बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद बीमा स्कीम , 
1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ) । 

अत : उक्त अधिनियम की धारा के उपधारा 2 ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं . तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शाई गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची - II के निर्धारित 
शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान 
कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची -1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है । 

अनुसूची -I 
क्रम स्थापना का नाम कोड नं. सरकारी अधिसूचना की छुट समाप्ति की छूट विस्तार के . भ. नि . आयुक्त की 
सं . और पता 

सं . व दिनांक जिसके द्वारा 

तिथि की तिथि फाईल सं. 
छूट प्रदान/विस्तार की गई 


1. 


23. 6. 2000 


डीएल / 
2294 


2/1959 / डीएलआई/ एक्जम / 
89 / पीटी दि . 6. 4. 96 


24. 6. 2000 से 3/ 2/ 2001/ डीएलआई 
23 . 6. 2003 


मै. डी. सी. एम. श्रीराम 
कनसोलिडेटिड लि ., 
5वीं मंजिल, कंचनजंगा, 
18 - बी . के . रोड, 
नई दिल्ली - 110001 


29. 2. 2000 


3/ 3/ 2001/ डीएलआई 


डीएल/ 
6987 


- बही 
दि. 5. 11. 98 


1. 3.2000 से 
28. 2. 2003 


मै. टाटा एनर्जीरिसर्च 
इन्स्टीटयूट, दरबारीसेठ 
ब्लाक , हैबीटेट प्लेस, 
लोधी रोड , 
नई दिल्ली - 3 


3. 


24. 3. 99 


31 . 3. 2000 


3/6 / 2001/ डीएलआई 


मै. होटल ब्रोडवे , 
4/15 - ए असफ अली 
रोड, नई दिल्ली - 110002 


डीएल/ 
523 


1. 4.2000 से 
31 . 3. 2003 


अनुसूची -II 


1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक ( जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है ) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा 
और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा 2 ( क ) के खण्ड के अधीन समय - समय पर निर्देश करें । 


भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 20, 2001 ( आश्विन 28, 1923 ) 


5945 


. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं 
का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये तब संशोधन 
की प्रति तथा कर्मचारियों की बह संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्ति किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको 
स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा । 


6. पदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों 
में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक 
अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को 
उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों 
के बराबर राशि का संदाय करेगा । 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और 
जहांकिसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो यहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसके स्थापना पहले अपना चुकी है 
अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है । 


10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को 
व्ययगत होने दिया जाता है तो छुट रद्द की जा सकती है । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के किए गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई 
हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/ विधिक 
वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 


कल्याण चन्द 
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 


$ 946 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 20 , 2001 (ASVINA 28 , 1923 ) 


( PART III — SEC . 4 


RESERVE BANK OF INDIA 
DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS 

CENTRAL DEBT DIVISION 

Mumbai , the 14th September 2001 
In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 
and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No. F (8 )/70 - B /52 dated the 29th April , 
1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No . 67 dated 21st February 1990 ) the following list for the month ended 
August 2001 is hereby advertised of securities lost etc . In respect of which prima facie ground exists for believing that the 
securities have been lost and the claim of applicant is just . All persons other than the respective claimants named below who 
have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India , 
Central Office Deparlment of Government and Bank Accounts , Central Debt Division , Mumbai. 

The list has been divided into two parts List " A " being securities now advertised for the first time and list " B " the list 
of securities previously advertised . 

List " A " 


No. of Security Value in 

Rs/Grams. 


In whose name issued 


from what date Name(s) of the claimant(s ) 
bearing interest for issue of duplicate and /or 

payment of discharge value 


No. and 
date of 
order 
issued 


Byculla , Mumbai Circle 
10 % Relief Bonds, 1995 


BC - 145 (GPM ) 


Rs . 6 ,25,000/- 


23 .5 . 96 


Manilal Lallubhai Dalal 
Rajnikant Ramdas Dalal 


Manilal Lallubhai Dalal 
Rajnikant Ramdas Dalal 


06 .25.49 
dated 
4 .5 . 2001 


New Delhi Circle 

9 % Relief Bond 1999 
Ramesh Chander 

Cumulative 
Gupta & Pratibha Gupta 


Rs. 30 , 000/ 


DH -000582 
GP ( C ) 


Ramesh Chander Gupta & 
Pratibha Gupta 


PDO /DT 
LN3 /2000 
dated 
19 .7 . 2001 


-do 


- do 


- do 


-do 


- do 


DH - 000697 
GP(C ) 


List " B " 


In whose name issued 


No. of Security Value in 

Rs/Grams. 


From what date Name(s ) of the claimant(s ) 
bearing interest for issue of duplicate and/ or 

payment of discharge value 


No. and 
date of 
order 
issued 


2 


Byculla , Mumbai Circle 

9 % Relief Bonds 1993 
Lila Bhojraj Vazirani 8.3.94 , 


Rs . 


Lila Bhojraj Vazirani 


BC -561 
(GPH ) 


50 ,000 / 


06 .25 .41 
dated 
1 -12- 2000 


BC -4073 
(GPH ) 


Rs. 
10 , 00 ,000 / 


10 % Relief Bonds, 1995 
Shahnaz Begum and 25 . 7. 96 
Khurshaid Akber Ansari 


Shahnaz Begum and 
Khurshaid Akber Ansari 


06 . 25 . 24 
dated 
29 .6 .98 


S . S . MAIJARKAR 
p . Chief General Manager 


Part III - SEC. 41 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 20 , 2001 ( ASVINA 28 , 1923) 


5947 


CENTRAL BANK OF INDIA 
CENTRAL OFFICE , 

MUMBAI 


Mumbai, the 25th September 2001 
I No CO : PRS:IRP :2001- 2001-02 - In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub - section ( 2) of section 
12 of the Banking Companies ( Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970 ) the Board of Directors of 
Central Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sunction of the Central 
Government, hereby makes the following regulations ſurther to amend the Central Bank of India (Officers ) Service Regulations , 
1979 namely : 


1 . Short Title and Commencement : ( 1) These Regulations may be called the Central Bank of India (Officers ) 

Sci vice (Amendment) Regulations, 2001. 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the Central Bank of India (Officers ) Service Regulations, 1979 in regulation 38 after second proviso , the 
following proviso shall be inserted , namely . 


" Provided also that where an officer leaves or discontinuous his services by resignation on or after the 1st April , 2001, 
nifier giving due notice under sub - regulation ( 2 ) of regulation 20 , he may be paid a sum equivalent to the emoluments 
in respect of privilege Icave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service , subject 
to a maxiinum of 120 days " , 


G , P . CHITNIS 
Asstt . General Manager (IRP ) 


Note --- The amendments to the Principal regulations were published in the Gazette of India as per details given below : 


Sr. No. 


Notification No. 


Dated 


27 .3 . 1999 


CORRIGENDA 


Unit Scheme, 1964 
The 14th August 2001 


UT/DBDM /SPD -51/ 2001- 2002 - 1. Our Notification No . UT/DBDM / SPD -51/730 /2000 - 2001 dated June 27 , 2001 
published on page Nos. 4226 to 4231 (Hindi Version ) and 4263 to 4269 ( English Version ) in the Gazette of India ( Part III 
Section 4 ) dated July 21, 2001 may be treated as cancelled. 


2 . Our Notification No. UT/DBDM / SPD -51/ B 2 / 2000 -2001 published on page Nos. 4232 to 4237 (Hindi Version ) and 
4270 10 4276 (English version ) in the Gazette of India (Part III Section 4 ) dated July 21, 2001 may be dated June 27 , 2001 . 

S . K . SAHA 

Chief General Manager 
Business Development & Marketing 


5948 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 20 , 2001 (ASVINA 28 , 1923 ) 


[Part III ---SEC . 4 

S 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi, the 24th September 2001 
No , N - 15 /13/18/ 1/95 -P & D - In pursuance of powers conferred by Section 46 (2 ) of the Employees State Insurance Act, 
1948 (34 of 1948 ), read with Regulation 95 - A of the Employees State Insurance (General ) Regulations, 1950 , the Director 
General has fixed the 1st October , 2001 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 
95 - A and the Pondicherry Employees State Insurance (Medical Benelit ) Rules 1954 , shall be extended to the families of 
insured persons in the following arca in the State of Pondicherry namely : 
" Areas comprising the Revenue Villages of Manalipet, Chettypet, Kunitchampel,Mannadipet, Vadhanur, Kalithirthalkuppam , 
Madagadipet, Thirubuvanai, Sanyasikuppam , Thiruvandarkoil, Sorapet, Vambupet, Kodathur, Thelthampakkam , Suthukeny , 
Pudukuppam , Katlery, Kuppam & Sellipet in Mannadipet Commune ( Thirubuvanai ), Villiannur Sub - Taluk " . 


N . R . DHINWAR 
Director ( P & D ) 


New Delhi, the 26th September 2001 
No. V - 33 ( 13) 3 /98 - E . IV .- In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 ( 34 of 1948 ) read with Regulation 10 of ESI 
(General) Regulation , 1950 , the Chairman , ESI Corporation nominates Thiru R . Subburaj, ( Employers Representative ) in 
place of Thiru K . Rudrappasamy (Employers Representative ) and Thiru Durai Arumugam ( Employees Representative ) in 
place of Thiru Sankara (Employees Representative ). 

Now therefore in the Corporation s Notification No . V - 33 ( 13 ) 3 /98- F .IV . dated 22 . 1. 2001 against entries at S . No. 8 and 
$ . No. 12 , the following entries shall be substituted . 


Proposes Entry 
Thiru R . Subburaj 
(Employers Representative ) 
Personnel Manager, 
M /s. Soundara Raja Mills , 
Nedungadu , Karaikal 


Existing Entry 
1. Thiru K . Rudrappasamy 

(Employers Representative ) 
General Manager; 
M /s. Soundara Raja Mills , 
Nedungadu , Karaikal 
(S . No, 8 of the notification dated 22 .1. 2001 ) 
Thiru Sankaran 
(Employees Representative ) 
President, CITU 
238 , Kamraj Salai 
Pondicherry - 1 
(S . No . 12 of Notification dated 22 .1.2001) 


Thiru Durai Arumugam 


(Employees Representative ) 
District Secretary, CITU 
No. 42 , Cuddalore Road , 
Bharathi Mill Thittu 
Madaliarpet, Pondicherry -4 


SUMAN SWARUP 

Director General 


Part" III — Scc. 41 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 20 , 2001 (ASVINA 28 , 1923 ) 


5949 


- - 


= 


- 


- 


MINISTRY OF LABOUR 
EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION 


New Delhi- 110066 , the 24th September 2001 


No. 2 /1959/DLI/EXEM /89/ Pt. 1/ 912 - - Whereas the employers of the establishmentmentioned in Schedule- t (hereinafter 
referred to as the said establishment) have applied foi exemption under Sub -Section 2 ( A ) of Section 17 of the Employees 
Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) hereinafter referred to as the said Act. 


And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments arc , 
withoutmaking any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Liſe Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme). 


Now therefore , in exercise of the power conferred by Sub -Section 2 ( A ) of Section 17 of the said Act in continuation of 
Govt, of India , the Ministry ofLabour/ C .P .F .C . Notification No , and date shown against the name of each of the said establishments 
from the conditions specified in Schedule -II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of 
the said establishment froin the operation of all the provisions of the said scheme a further period of 3 years as indicated in 
attached Schedule -I against their names. 

SCHEDULE - I 


Code No. 


C . P. F . C s File No . 


S . No. Name & Address of the 

Establishment 


No . & Date of 
Govt. Notification 
vide which excmption 
was granted/ extended 


Date of 
Expiry 


Period of 
exemption 


5 


DL / 2294 


2 / 1959/DLI/Exm / 
89 /Pt. I /dt. 6 .4 . 96 


23.6.2000 


24.6.2000 
23.6 . 2003 


3/2/2001/ CV 


M /s, D . C . M . Shriram 
Consolidated Ltd ., 
5th Floor, Kanchan 
Junga, 18 , B . K . Road , 
New Delhi- 110001 


Do . 


29 .2 . 2000 


3/ 3 /2001/CV 


1. 3. 2000 
28 . 2 .2003 


M /s. Tata Energy Research DL /6987 
Institute , Darbari Seth 
Block , Habitat Place , 
Lodhi Road , New Delhi- 3 


DL /523 


31.3 .2000 


376 /2001/CV 


M /s . Hotel Broadway , 
4 /15 -A , Asaf Ali Road , 
New Delhi - 110002 


Do . 
dt. 24 . 3. 99 


1.4 . 2000 
31. 9 .2003 


SCHEDULE - II 


1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer ) shall submit such 
retums to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for 
inspection , as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt., may from time of time, direct under clause (a ) 
Sub - Section (2A ) of Section 17 of the said Act , within 15 days from the close of every month . 


3. All expenses involved in the administration of theGroup Insurance Scheme, includingmaintenance of account, submission 
of returns, payment of insurance premia , transfer accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne by the employer . 


5950 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 20 , 2001 (ASVINA 28 , 1923 ) 


[PART III — S & C 4 


4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy ol the rules of the Group Insurance Schemo 
as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when annended alongwith translation of 
sailent feature thereof in the language of the majority of the employees 


5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of un 
establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit hun usd 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary piemium in respect ofhim to Life Insurance Corporation of India 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Schemic 
appropriately iſ the benefits available to the employces under said Schere are enhanced so that the benefits available under 
Group Insurance Seheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme 


7 Not withstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, iſ on the death of an employee the amounts 
payable undei the Scheme be less than the amount that would be payahle had the employees been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee (s ) legal heir (s) of the employees as compensation 

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner concerned and whule any amendment is likely to effect adversely the interest of the 
employees his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view 


9 Therefore any reason theemployee of the said establishment do notienain covered under the Group Insurance Scheme 
of the Lile Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under 
this scheinc are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled 


10 Where for any reason , the employei fails to pay the premium eli , within the due date , as fixed hy the Life Insuiance 
Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , the exemption shall be liable to be cancelled 

11 In case of default, if anymade by the employer in payment of premiuin the responsibility for payment of assurance 
henefits to the nomince ( s) Legal hen (s ) of deceased member who would have heen covered under the said Scheme but for grant 
of this exemption shall be that of the employer 

12 Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insuiance Corporation of India 
Shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s ) Legal heir (s ) of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim complete in all respect 

KALYAN CHAND 
Addl Central Provident Fund Commissioner 


प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित 
vai TOT 

, fret TTT ifta , 2001 
PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD , AND 
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 2001 


